रजिस्ट्री सं . डी . एल. - 33004/ 99 


विषट्री .डी.एल-304 


REGD . No . D . L .- 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 3, 2000 / कार्तिक 12, 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 3 , 2000 /KARTIKA 12 , 1922 


सं . 247 ] 
No. 247 ] 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2000 
सं. 41 ( आर ई - 2000 ) / 1997 -~-2002 
फा . सं . 01 / 89 / 180 / 00035 / एएम01. - निर्यात तथा 
आयात नीति , 1997 - 2002 के पैराग्राफ4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार, एतद्द्वारा प्रक्रिया 
पुस्तक ( खण्ड - 1 ) ( आर ई - 2000 ) , 1997 - 2002 में निम्नलिखित 
संशोधन करते हैं : 

संशोधन के पश्चात प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड- 1 ) ( आर ई 
2000 ), 1997 - 2002 के पैराग्राफ 4. 2 को निम्नानुसार पढ़ा 
जाएगा : 

" अन्यथा इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो, आयात/ 
निर्यात ईराक को छोड़कर किसी देश से/ तक वैध होगा । तथापि , उन 
मामलों में जहां संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् की संबंधित अनुशास्ति 
समिति से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो पर ईराक को मदों के 
निर्यात या ईराक से मदों के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । " । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

एन . एल. लखनपाल , महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 3rd November, 2000 
___ No. 41 ( RE -2000)/1997 - 2002 

F . No. 01/ 89/180 / 00035/ AM01. - In exercise of 
powers conferred under paragraph 4 .11 of the Export and . 
Import Policy , 1997 - - 2002 , the Director General of 
Foreign Trade hereby makes the following amendments 
in the Handbook of Procedures ( Vol. 1 ) ( RE- 2000 ) , 
1997 -- 2002 : 

After amendment paragraph 4. 2 of the Handbook 
of Procedures ( Vol. 1) ( RE- 2000) , 1997 - - 2002 will read 
as under : 

" Unless otherwise specifically provided , import/ 
export will be valid from / to any country except Iraq . 
However, there shall be no ban on the export of items to 
Iraq or import of items from Iraq in case where the prior 
approval of the concemned sanctions committee of the 
United Nation s Security Council has been obtained . " 

This issues in public interest . 


“ TT 


N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade 


3017G / 2000 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 


中 


